निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 3 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 56 ) पटना , सोमवार , 23 जनवरी 2017 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

13 दिसम्बर 2016 
प्र03 - प्रो0 - 01 - 22 / 2003 ( खंड) 7028 / खाद्य – खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, पटना के 
प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित वरीय प्रवर कोटि / वरीय पणन पदाधिकारी 
वेतनमान 2000 - 3800 ( अपुनरीक्षित ) से अधिकाल वेतनमान ( सुपर टाईम स्केल ) रू0 2400 - 4150 ( अपुनरीक्षित ) में उनके 
नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

चूँकि इस आदेश द्वारा प्रोन्नत सभी पदाधिकारी सेवानिवृत / मृत हैं इसलिए भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के 
फलस्वरूप वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा । 
क्र0 पदाधिकारी का नाम , | जन्म आपूर्ति निरीक्षक | वरीय प्रवर कोटि / वरीय अधिकाल 

गृह जिला / वरीयता तिथि के पद पर पणन पदाधिकारी के पद वेतनमान में देय 
अनुक्रमांक 

योगदान की पर प्रोन्नति की तिथि प्रोन्नति की तिथि 

तिथि 
श्री बालेन्दु प्रसाद , 03. 09. 26.05. 58 

03. 12. 1980 

01.02. 1990 
हजारीबाग , ( 66 ) 1938 
2 स्व० विपिन बिहारी सिन्हा, । 16. 01 . 22.01. 59 

28 .04. 1983 

01.12. 1992 
खगड़िया (92 ) 1939 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एल0 पी0 सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 56-57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


